। 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 कार्तिक, 1940 (श०) 
12 नवम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1029 राँची , सोमवार , 


पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 


संकल्प 
12 नवम्बर , 2018 


विषयः 


झारखण्ड स्थापना दिवस 2018 में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रख्यात गायक 
श्री सुरेश वाडेकर , श्रीमती कविता कृष्णामूर्ति एवं श्री रवि त्रिपाठी के कार्यक्रम हेतु 
श्री सुरेश वाडेकर के आजीवसन म्यूजिक अकादमी को झारखण्ड वित्तीय नियमावली के 
नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के आलोक में नामित करने के 
संबंध में । 


संचिका संख्याः 1/सं0-08-24/18/क 629-- झारखण्ड स्थापना दिवस 2018 में सांस्कृतिक 
कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रख्यात गायक श्री सुरेश वाडेकर , श्रीमती कविता कृष्णामूर्ति एवं श्री रवि 
त्रिपाठी के कार्यक्रम हेतु श्री सुरेश वाडेकर के आजीवसन म्यूजिक अकादमी को झारखण्ड वित्तीय 
नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के आलोक में नामित करने 
हेतु मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त किया जाना है, जिस निमित प्रस्ताव पर योजना- सह-वित्त विभाग 
(वित्त प्रभाग) की सहमति प्राप्त है । चूंकि निकट भविष्य में मंत्रिपरिषद की बैठक निर्धारित नहीं है 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 12 नवम्बर, 2018 


एवं सरकारी अवकाश है तथा यह कार्यक्रम 15 नवम्बर , 2018 को झारखण्ड स्थापना दिवस 2018 के 
अवसर पर निर्धारित है, फलतः झारखण्ड कार्यपालिका नियमाली के नियम 15 के तहत मंत्रिपरिषद 
की स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त कार्यक्रम हेतु श्री सुरेश वाडेकर , श्रीमती कविता कृष्णामूर्ति 
एवं श्री रवि त्रिपाठी के कार्यक्रम हेत् उनकी संस्था आजीवसन म्यूजिक अकादमी को कार्यक्रम प्रस्तुती 
के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया 
गया है । 


2- कण्डिका -1 के आलोक में श्री सुरेश वाडेकर , श्रीमती कविता कृष्णामूर्ति एवं श्री रवि त्रिपाठी के 
कार्यक्रम हेतु उनकी संस्था आजीवसन म्यूजिक अकादमी को झारखण्ड स्थापना दिवस के अवसर पर 
15 नवम्बर, 2018 को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के निमित एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता 
है , जिसमें संस्था सहित निम्न कलाकारों द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुती की जायेगी : 


(i) 


श्री सुरेश वाडेकर , गायक 


(ii ) श्रीमती कविता कृष्णामूर्ति , गायक 
(iii) श्री रवि त्रिपाठी, गायक एवं संगीतकार 


3 - उक्त कार्य पर होने वाले कलाकारों के शुल्क व्यय 21-00 लाख रूपये का भुगतान निदेशक , 
संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा उपायुक्त , राँची के माध्यम से किया जायेगा जिसमें 
कलाकारों का मानदेय एवं वायुयात्रा टिकट व्यय सन्निहित रहेगा । 


4- झारखण्ड स्थापना दिवस 2018 के अवसर पर उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु शेष 
सभी व्यवस्थाएँ उपायुक्त , राँची के स्तर से सुनिश्चित की जायेगी एवं इस पर होने वाले व्यय 
का वहन मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ( समन्वय ) से इस निमित्त प्राप्त आवंटन से 
किया जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विद्यानन्द शर्मा पंकज 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1029 -- 50 


